निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 आश्विन 1934 ( NO ) 
( सं0 पटना 570 ) पटना, वृहस्पतिवार, 18 अक्तूबर 2012 


विधि विभाग 


- - - - - 


अधिसूचना 

__ 12 अक्तूबर 2012 
एस0ओ0 197 , दिनांक 18 अक्तूबर 2012 — विधि विभाग , बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या - 3324/ जे0 
दिनांक 07 .09.2000 द्वारा पूर्व में अंशकालीन सदस्यों की नियुक्ति कि गयी थी पुनः बिहार राज्य विधि आयोग , 
पटना के पत्रांक 252 दिनांक 26. 09. 12 द्वारा प्राप्त अनुशंसा पर विचारोपरान्त निम्नांकित व्यक्तियों की नियुक्ति 
अंशकालीन सदस्यों के रूप में की जाती है । 
(1 ) प्रो0 डा0 ए0 लक्ष्मीनाथ - उपकुलपति चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न्याय 

नगर , मीठापुर , पटना - 800001 
(2 ) डा0 केदार नाथ पोद्दार - अवकाश प्राप्त प्राचार्य विधि महाविद्यालय , पटना, 

कस्तुरवा नगर ( बाजार समिति के नजदीक ), पोo- महेन्द्रु , 

पटना - 800006 
( 3 ) डा0 अंशुमन 

अधिवक्ता , पटना उच्च न्यायालय , द्वारिका मंदिर रोड , 

पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड , पो0 - जी0पी0ओ0 , पटना । 
( 2 ) अंशकालीन सदस्यों की नियुक्ति विधि आयोग के वर्तमान कार्यावधि 07 . 09 .12 से अगले तीन 
वर्ष तक सीमित रहेगा तथा किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है । 

( 3 ) अंशकालीन सदस्यों को आयोग की बैठक में भाग लेने हेतु प्रथम श्रेणी का यात्रा भत्ता देय 
होगा । 

(4 ) अंशकालीन सदस्यों की बैठक में भाग लेने हेतु प्रति बैठक 1,000 ( एक हजार ) रूपया मानदेय 
देय होगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 अक्तूबर 2012 
(5 ) उक्त मानदेय राशि का विकलन बजट शीर्ष- 2014 - ब्याज प्रशासन लघु शीर्ष- 800 
अन्य व्यय उपशीर्ष- 0006 -विधि आयोग के अन्तर्गत - 0501 - व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिये अदायगियी 
इकाई से होगा । जिसका विपत्र कोड एन - 2014808000006 है । 

इस शीर्ष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी , अवर सचिव - सह - निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी , बिहार 
राज्य विधि आयोग , पटना होंगे । 

( सं0सं0 - ए0 / ए0बी0 - 02/ 2007 / 7635 / जे0 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 570 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


